निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 328) पटना , बुधवार , 26 अप्रील 2017 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना - 800001 


अधिसूचना 

27 अक्तूबर 2016 
सं0 2154 — बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम , 1950 (1951 का प्रथम बिहार अधिनियम ) की धारा - 26 (i) 
के अंतर्गत पर्षद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने अपनी बैठक दिनांक 30 . 
09.2015 में बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सदृश पर्षद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की 
सेवा - निवृत्ति की आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है । पर्षद के निर्णयानुसार यह पहली 
अक्टूबर, 2015 से प्रभावी है । 

आदेश से , 
संजय कुमार, 
प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 328 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih. nic .in 


